निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 286 ) 


7 चैत्र 1940 ( श0 ) 
पटना , बुधवार 28 मार्च 2018 


सं० सै0क0नि0 / 01 / 02 / 2017 – 312 

गृह वभिाग 
सैनिक कल्याण निदेशालय 


क० 


संकल्प 

26 मार्च 2018 
विषय: 

सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला 

सैनिक कल्याण पदाधिकारी के वेतन निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में । 
गृह विभागीय अधिसूचना संख्या - 158, दिनांक , 07.02. 2017 द्वारा बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी नियमावली, 
2016 अधिसूचित है । उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक 
एवं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का पद अधिसूचित है , जिसका वेतनमान वित्त विभाग , बिहार, पटना द्वारा दिये 
गये परामर्श के आलोक में निम्नवत निर्धारित किया जाता है : 
पदनाम वेतनमान 

शर्त 
निदेशक पी0 बी0 - 4 + 8900 / 

सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में जो 
(ब्रिगेडियर / समकक्ष वेतन स्तर 13A 

प्रक्रम प्राप्त हो रही थी , उस प्रक्रम का 
पद से सेवानिवृत्ति 

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्रक्रम 
की स्थिति में ) 

निर्धारित होगा । निदेशक के पद पर 
निदेशक पी0 बी0 - 4 + 8700 / 

योगदान की तिथि से निर्धारित वेतन 
( कर्नल / समकक्ष पद वेतन स्तर 13 

प्रक्रम में से पुनरीक्षित पेंशन ( कम्युटेशन 
से सेवानिवृत्ति की 

सहित ) को घटाने के पश्चात शेष राशि 
स्थिति में ) 

वेतन स्वरूप अनुमान्य होगी तथा इस पर 
जिला सैनिक पी0 बी0 - 3 + 7600 / 

सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत 
कल्याण पदाधिकारी वेतन स्तर 12 

मंहगायी भत्ता अनुमान्य होगा । पेंशन पर 
( लेफ्टिनेन्ट 

मंहगायी राहत मिलती रहेगी । 
कर्नल / समकक्ष पद 

( ख ) निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण 
से सेवानिवृत्ति की 

पदाधिकारी के पद पर पूर्व सैन्य 
स्थिति में ) 

पदाधिकारी की नियुक्ति के उपरांत एक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 मार्च 2018 
जिला सैनिक पी0 बी0 - 3 + 6600 / 

वर्ष पूरा होने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि 
कल्याण पदाधिकारी वेतन स्तर 11 

धारित वेतनमान / स्तर के आधार पर यथा 
(मेजर / समकक्ष पद 

विहित वेतन स्तर सारिणी के अनुसार 
से सेवानिवृत्ति की 

उच्चतर स्तर के रूप में प्रदान किया 
स्थिति में ) 

जायेगा तथा उसमें से पुनरीक्षित पेंशन 
राशि घटायी जायेगी । 


आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक - 4 , 
विंग नं0 - 7, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली - 110066 / महानिदेशक पुनर्वास , पुनर्वास 
महानिदेशालय , पूर्वसैनिक कल्याण विभाग , भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय , वेस्ट ब्लॉक - IV , 
नई दिल्ली - 110066 / निदेशक , सैनिक कल्याण निदेशालय / सभी जिला सैनिक कल्याण 
पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रशेखर सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 286 - 571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


